HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 फाल्गुन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 173 राँची, गुरूवार , 


19 मार्च, 2020 ( ई ० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
19 फरवरी , 2020 


संख्या -10 /फार्मेसी- 08-16/ 2012- 27 (10) स्वा0-- विभागीय अधिसूचना संख्या-47(10 ) दिनांक 
27.02.2018 द्वारा झारखण्ड राज्य भैषज्य परिषद के अध्यक्ष पद पर मनोनीत डा 0 त्रिभुवन प्रसाद 
वर्णवाल , की सेवा भारतीय फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 23 ( 1) के तहत् में तत्काल प्रभाव से 
समाप्त की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अभिषेक श्रीवास्तव, 
सरकार के उप सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 173 -- 50 


